रजिस्ट्री संडीएल - 33004/ 97 


REGD. NO . D . L. -33004/97 


Til 


47 team NO.DL-300497 
भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II — Section 3 — -Sub -section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 3 


सं . 313 ] 
No. 3131 


_ 


new it tamises ares Mose 10 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 1, 1997 / श्रावण 10, 1919 
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 1997/SRAVANA 10 , 1919 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अगस्त , 1997 

सं . 46 / 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का . नि . 437( अ ) . - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क की उपधारा ( 3 ) या 
यथास्थिति धारा 5क की उपधारा ( 1 ), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की निम्नलिखित 
अधिसूचनाओं को विखंडित करती है , अर्थात् : 
अधिसूचना सं . और तारीख 

1. 42/ 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 25 जुलाई , 1997 . 
2. 43 /97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 25 जुलाई, 1997 . 
3. 44 /97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 25 जुलाई, 1997 . 
4. 45 / 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 25 जुलाई , 1997 . 


[ फा . सं . बी .- 31/7 /97 - टी . आर . यू. ] 

टी . आर . रूस्तगी, संयुक्त सचिष 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st August, 1997 

No. 46 / 97 - CENTRAL EXCISE 
G . S. R. 437 ( E ) . — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 3A, or as the case may be , sub 
hection ( 1 ) of section 5A , of the Central Excise Act, 1944 ( I of 1944 ), ilic Central Government, hereby rescinds the following 


1017G97 - 1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (i) ] 


- 


notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) , namely :-- 
Notification No. and Date 

1. 42/ 97 - Central Excise , dated the 25th July , 1997 . 
2. 43 /97- Central Excise , dated the 25th July, 1997. 
3 . 44/97 - Central Excise , dated the 25th July , 1997. 
4. 45/ 97 - Central Excise, dated the 25th July, 1997. 


[ F. No. B- 31/ 7/ 97 - TRU] 
T . R. RUSTAGI, Jt. Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अगस्त , 1997 

सं . 47/ 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का. नि . 438( अ ). -- केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 ( 1986 का 5 ) की अनुसूची के उप - शीर्ष 7206.90 
तथा 7207 . 90 के अन्तर्गत आने वाले अमिश्रित इस्पात के पिंड और बिलेट पर उत्पाद शुल्क की दर प्ररेण भट्टी वार्षिक क्षमता अवधारण नियम, 1997 के 
अधीन अवधारित वार्षिक उत्पादन क्षमता पर संगणित प्रति मीट्रिक टन 750 रु , होगी । 

स्पष्टीकरण - यह अधिसूचना निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी : 
( क ) उक्त माल में कोई माल, जिसका उत्पादन या विनिर्माण 1 अगस्त 1997 के पूर्व हुआ है और जिसकी निकासी उस तारीख पर या उसके 

पश्चात् हुआ है । 
( ख ) एक प्रेरण भट्टी यूनिट की , जो सामान्यतया कास्टिंग और स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करती है, किन्तु यदाकदा अमिश्रत इस्पात पिंड 

तथा बिलेट का उत्पादन भी करती है । 
( ग ) एक सामासिक प्लान्ट , जिसमें माध्यमिक परिष्करण सुषिधा सहित प्रेरण भट्टी और री - रोलिंग मिल, एक ही परिसर में हैं ; 
( घ ) एक सामासिक प्लान्ट , जिसमें सतत कास्टिंग सुविधा सहित प्रेरण भट्टी और री - रोलिंग मिल, एक ही परिसर में हैं ; 
( ङ ) एक एकीकृत इस्पात प्लान्ट , जहां एक ही परिसर में , लौह अयस्क से लेकर पिंड या बिलेट और रोल्ड उत्पाद का विनिर्माण या उत्पादन 
होता है । 

[ फा . सं. बी - 31/4/97 - टी . आर . यू. ] 

टी . आर . रूस्तगी, संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, 1st August, 1997 

No. 47/ 97 -CENTRAL EXCISE 
G . S . R . 438 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 3A of the Central Excise Act, 1944 
( 1 of 1944 ), the Central Government hereby specifies that the rate of excise duty on ingots and billets of non - alloy steel, falling 
under sub - heading Nos. 7206. 90 and 7207. 90 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 ( 5 of 1986 ) shall be 
Rs. 750 per metric tonne calculated on the annual capacity of production determined under the induction Furnace Annual 
Capacity Determination Rules, 1997. 
Explanation . -- Nothing contained in this notification shall apply to , - . 

(a ) any of the aforesaid goods manufactured or produced prior to the 1st day of August, 1997 and cleared on or after 

that date ; 
(b ) an induction furnace unit which ordinarily produces castings or stainless steel products butmay also incidentally 

produce non - alloy steel ingots and billets; 
( c ) a composite plant consisting of induction furnace with secondary reſining facility and possessing continous 

casting facility , with the same premises; 
a composite plant consisting of induction furnace with continous casting facility and re- rolling inill, within the 
Saine premises ; 


[ भाग II - खण्ड ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(c ) an integrated steel plant which manufactures or produces ingots or billets and rolled products , starting from the 
stage of iron ore, within the same premises . 

[ F. No . B- 31 / 4 / 97 - TRU] 

T . R . RUSTAGI, Jt. Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1997 

सं . 48/ 97 - के . उ . शु. 
सा . का . नि. 439( अ ). - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्धारा विनिर्दिष्ट करती है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 ( 1986 का 5 ) की अनुसूची के उपशीर्ष सं . 
7211.11, 7211.19, 7211 . 30 , 7211 .52, 7211.59, 7211.60, 7211 .92, 7211.99, 7213.90, 7214.90, 7215 .90, 7216. 10 और 7216. 90 के 
अंतर्गत आने वाले अभिमिश्रित इस्पात के हॉट रि - रोल्ड उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की दर 400/ - रुपये प्रति मीट्रिक टन होगी जिसे हॉट रि - रोलिंग मिल्स 
वार्षिक क्षमता निर्धारण नियमावली, 1997 के अंतर्गत निर्धारित उत्पादन की वार्षिक क्षमता के आधार पर संगणित किया गया है । 
स्पष्टीकरण -- यह अधिसूचना निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी : 
( क ) उक्त माल में कोई माल, जिसका उत्पादन या विनिर्माण 1 अगस्त, 1997 के पूर्व हुआ है और जिसकी निकासी उस तारीख पर या उसके 

पश्चात् हुआ है ; 
( ख ) एक सामासिक प्लांट , जिसमें परिष्करण सुविधा सहित प्रेरण भट्टी और री - रोलिग मिल, एक ही परिसर में हैं ; 
( ग ) एक सामासिक प्लॉट , जिसमें सतत कास्टिंग सुविधा सहित प्रेरण भट्टी और री - रोलिंग मिल, एक ही परिसा में हैं ; 
( घ ) एक एकीकृत इस्पात प्लांट , जहां एक ही परिसर में , लौह अयस्क से लेकर पिंड या बिलेट और रोल्ड उत्पाद का विनिर्माण या उत्पादन होता 


[ फा, सं. बी - 31/ 7 /97 - टी . आर. यू. ] 

टी . आर. रुस्तगी, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the Ist August, 1997 

No. 48 /97 -CENTRAL EXCISE 
G . S . R . 439 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 3A of the Central Excise Act, 1944 
(1 of 1944 ), the Central Government , hereby specifies that the rate of excise duty on hot re-rolled products of . non- alloy steel 
falling under sub - heading Nos . 7211. 11, 7211. 19, 7211.30, 7211.52, 7211. 59 7211. 60 , 7211.92, 7211. 99, 7213.90 , 7214.90 , 
7215. 90 , 7216. 10 and 7216. 90 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 ( 5 of 1986 ) shall be Rs. 400 pcr metric 
tonne calculated on the basis of annual capacity of production determined under the Hot Re-rolling Mills Annual Capacity 
Determination Rules , 1997 . 
Explanation . - Nothing contained in this notification shall apply to , - 

( a ) any of the aforesaid goods manufactured or produced prior to the 1st day of August , 1997 and cleared on or after 

that date ; 
a composite plant consisting of induction furnace with refining facility and re- rolling mill, within the same 
premises; 
a composite plant consisting of induction furnace with continuous casting facility and re -rolung mill, within the 
samepremises; 
an integrated steel plant which manufactures or produces ingots or billets and rolled products , starting from the 
stage of iron ore , within the same premises. 

[ F. No . B -31 / 7/97- TRU] 

T . R . RUSTAGI, Jt . Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1997 

सं. 49/ 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा. का. नि . 440( अ ). - केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धाग 5क को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयागे करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद " टैरिफ अधिनियम, 1985 ( 1986 का 5 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(6)] 


के अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अपशिष्ट और स्क्रेप की छूट तब देती है जब इस अपशिष्ट और स्क्रेप का , निम्नलिखित के उत्पादन या विनिर्माण के दौरान 
उद्भूत हुआ है । 
( क ) प्रेरण भट्टी यूनिट में बनाये गये ताकि उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची के उपशीर्ष सं. 7206 . 90 और 7207. 90 

के अंतर्गत आने वाले अमिश्रित इस्पात के पिंड और गिलेट जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क 
के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क भरा गया है । 
हॉट री - रोलिंग मिल में बनाये गये तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसूची के उपशीर्ष सं. 7211 . 11 , 7211 . 19 , 
7211.30 , 7211 .52 , 7211. 59, 7211. 60 , 7211.92 , 7211. 99, 7213. 90 , 7214 .90, 7215. 90, 7216 . 10 और 7216 . 90 के अन्तर्गत 
आने वाले अमिश्रित इस्पात के हॉट री - रोल्ड उत्पाद जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क के 
अन्तर्गत उत्पाद शुल्क भरा गया है । 


[ फा. सं. बी -31/ 7/ 97 - टी . आर. यू. ] 

टी . आर. रुस्तगी, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi , 1st August , 1997 

No. 49 /97 -CENTRAL EXCISE 
G . S . R . 440 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 
( 1 of 1944 ), the Central Goverment , being satisfied that if it is necessary in the public interest so to do. hereby exempts waste and 
scrap falling under the Schedule to the Central Excise tariff Act, 1985 (5 of 1986 ), when such waste and scrap arises in the 
course ofmanufacture or production of , 

( a ) ingots and billets of non - alloy steel falling under sub- heading Nos 7206. 90 and 7207. 90 of the Schedule to the 

said Central Excise Tariff Act, in an induction furnace unit , on wluch the duty of excise is paid under section 3A 

of the Central Act, 1944 ( 1 of 1944 ); or 
(b ) hot re- rolled products of non -alloy steel falling under sub -leading Nos 7211. 11, 7211 . 19 , 7211. 30 , 7211 .52 , 

7211 .59, 7211. 60, 7211. 92, 7211. 99, 7213. 90, 7214. 90, 7215. 90, 7216. 10 and 7216. 90 of the Schedule to the 
said Central Excise Tariff Act , in a hot re-rolling mill, on which the duty of excise is paid under section 3A of the 
Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ). 

__ [ F. No. B - 31/ 7 / 97 -TRU ] 

T . R. RUSTAGI, Jt. Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1997 

सं . 50/ 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का. नि . 441( अ ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , इससे उपाषद्ध सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट वर्णन के 

और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 ( 1986 का 5 ) की उपशीर्ष सं . के , जो उक्त सारणी के स्तंभ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट 
है अंतर्गत आने वाले माल को उक्त, अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तंभ 4 में की तत्स्थानी प्रविष्टि 
में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है : 

परंतु इस अधिसूचना की छूट केवल उस माल को मिलेगी जो कि 1 अगस्त, 1997 से पहले बना हो और प्रेरण भट्टी यूनिट से या यथास्थिति हॉट 
रि - रोलिंग मिल से उसके पश्चात् निकाला गया हो । 

सारणी 
क्रम सं . उपशीर्ष सं . 

माल का वर्णन 

शुल्क की दर 
___ 1 2 
1. 7206 .90 और 7207.90 प्रेरण भट्टी यूनिट में निर्मित अमिश्रित इस्पात 

600 रुपये मीट्रिक टन 
की सिल्लियां और गिलट 


3 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - 


- 


1 
2 . 


हॉट रोलिंग मिल में निर्मित अमिश्रित इस्पात के हॉट 
रोल्ड उत्पाद 


300 रुपये पर मीट्रिक 


टन 


3 . 


2 
7211. 11, और 7211. 19, 7211. 30 , 
7211. 92 , 7211.59, 7211.60 , 
7211. 92 , 7211.99, 7213. 90 , 
7215. 90, 7216. 10 और 7216 . 190 
7211.11, 7211. 19 , 
7211. 30 , 7211. 52, 
7211. 59, 7211.60, 
7211. 92, 7211. 99 , 
7213 . 90 , 7214 .90, 
7215.90, 7216 . 10 , और 7216 . 90 


150 रुपये मीट्रिक 


टन 


हॉट रोलिंग मिल में निर्मित 
अमिश्रित इस्पात के हॉट 
री - रोल्ड उत्पाद, ओ कि उस मिल में बनाये गये हैं जहां 
पर आखिरी स्टैंड का आकलित व्यास 200 मिलीमीटर से 
कम है । 


स्पष्टीकरण : फिनिशिंग मिल के आकलित डायामीटर का मतलब है आखिरी रोलिंग स्टैंड के पिनियम सेंटर के बीच की दूरी । 

[ फा . सं. बी 31 /7/ 97 - टी . आर. यू. ] 

टी. आर . रुस्तगी, संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi , the 1st August, 1997 

No. 50/97 -CENTRAL EXCISE 
G .S. R. 441 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section5A of the Central Excise Act , 1944 
(1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the 
goods of the description specified in column (3) of the Table below and falling within the sub- heading Nos. of the Schedule to 
the Central Exciso Tariff Act, 1985 ( 5 of 1986 ) specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table, from 90 
much of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule as in excess of the amount calculated at the 
rate specified in the corresponding entry in column( 4 ) of the said Table : 

Provided that the exemption contained in this notification shall apply only to the goods manufactured or produced 
prior to the 1st day of August , 1997 and cleared on or after that date from an induction furnace unit, or as the case may be, a hot 
re -rolling mill. 

TABLE 


Sl. 
No . 


Sub - heading No . 


Description of goods 


Rate of duty 


1 


2 


4 


7206 . 90 and 7207. 90 


Rs. 600 per metric tonne 


Ingots and billets of non - alloy steel 
manufactured or produced in an in 
duction furnace unit. 
Hot ro- rolled products of non -alloy steel 
manufactured or produced in a hot re 
rolling mill 


Rs. 300 per metric tonne 


7211. 11 . 7211 .19. 7211 . 30 , 
7211. 52, 7211 . 59 , 7211. 60 , 
7211.92, 7211. 99, 7213. 90 , 
7214. 90 , 7215 . 90 , 7216 . 10 
and 7216 . 90 
7211. 11, 7211. 19 , 7211. 30 , 
7211 . 52 , 7211 . 59 , 7211. 60 , 
7211. 92 , 7211 . 99 , 7213. 90 , 
7214. 90 , 7215 . 90 , 7216. 10 
and 7216. 90 


_ Rs . 150 per metric tonne 


Hot re -rolled products of non- alloy steel 
manufactured or produced in a hot re 
rolling mill in which the nominal dia 
metre on the last stand is below 200 
millimetres , 


Explanation . - -Nominal diametre of a finishing mill means the distance between pinion centres of the last rolling 

stand . 


[ F. No. B - 31/ 7/ 97 - TRU] 
T . R . RUSTAGI, Jt . Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i) ] 


- 


- 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1997 

सं. 51 /97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का . नि . 442( अ ). - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) 
की दिनांक 27 जून, 1997 की अधिसूचना सं. 38 / 97 - के .उ . शु. में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , अनुसंध में , मद संख्या 5 में , अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा , अर्थात् : 
" (viii ) उप - शीर्ष सं. 7206 . 90 या 7207 . 90 के अंतर्गत आने वाले अमिश्रित इस्पात के पिंड और पिलेट जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , केन्द्रीय 

उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1) की धारा 3क के अंतर्गत भरा गया है । 
"(ix) उप - शीर्ष संख्या 7211. 11, 7211. 19 , 7211. 30 , 7211 . 52 , 7211. 59 , 7211 .60, 7211 , 90, 7211 . 92 , 7211. 99, 7213. 90 , 

7214. 90 , 7215.90, 7216 .10 , या 7216.90, के अंतर्गत आने वाले अभिश्रित इस्पात के हाट -रि - रोल्ड उत्पाद जिन पर केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क के अंतर्गत भरा गया है । " । 


[ फा . सं. बी - 31 /7/ 97 - टी . आर. यू. ] 

टी. आर. रुस्तगी, संयुक्त सचिव 


टिप्पणी. - मूल अधिसूचना दिनांक 27 जून , 1997 की अधिसूचना सं. 38 / 97 - के. उ. शु. [ सा . का.नि. सं. 353 ( अ) , दिनांक 27 जून , 1997 ] द्वारा भारत के राजपत्र 
में प्रकाशित की गई थी और उसे, 1 अगस्त, 1997 से पहले अधिसूचना संख्या 45/ 97 - के. उ. शु. [ सा. का. नि . सं. 409( अ ), दिनांक 25 जुलाई, 1997 ] द्वारा आखिरी 
बार संशोधित किया गया । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st August, 1997 

No. 51/97-CENTRAL EXCISE 
G .S . R . 442 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 
(1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest to do so , hereby makes the 
following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ) No . 38/ 97 - Central Excise , dated the 27th June, 1997 , namely : 

In the said notification, in the Annexure , in item number ( 5) , the following shall be added at the end, namely : 

"( viii) ingots and billets of non- alloy steel, falling under sub- heading Nos. 7206.90 and 7207,90, on which the duty of 
excise is paid under section 3A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ) ; 

( ix ) hot ro- rolled products of non -alloy steel, falling under sub -heading Nos.7211. 11, 7211.19, 7211. 30 , 7211. 52 , 7211.59 , 
7211.60, 7211.90, 7211.92 , 7211.99, 7213.90, 7214. 90 , 7215 . 90 , 7216.10 and 7216 . 90 , on which the duty of excise is paid 
under section 3A of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ) ." . 


CU 


[ F. No . B - 31/ 7/ 97 -TRU] 
T , R. RUSTAGI, Jt . Secy . 


Note . — The principal notification was published in the Gazette of India vide notification No. 38 /97 -Central Excise , dated the 
27th June, 1997 [ GSR No. 353 ( E), dated the 27th June, 1997] , and prior to 1st August, 1997 , was last amended vide notifica 


[ भाग 1 - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


tion No. 45/ 97 - Central Excise , dated the 25th July , 1997 (GSR No. 409 ( E ), dated the 25th July , 1997 ). 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1997 

सं . 52 /97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का. नि . 443( अ ). - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदस 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है , एतदद्वारा भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) 
की दिनांक पहली अप्रैल, 1997 की अधिसूचना सं . 16 /97 - के .उ . शु. में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् :... 

उक्त अधिसूचना में , अनुबंध में , मद संख्या 5 में , अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् : 
“( viii) उप - शीर्ष सं. 7206. 90 या 7207 . 90 के अंतर्गत आने वाले अमिश्रित इस्पात के पिंड और बिलेट जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , केन्द्रीय 

उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क के अंतर्गत भरा गया है । 
( ix ) उप - शीर्ष संख्या 7211.11, 7211. 19 , 7211 . 30 , 7211.52, 7211 .59 , 7211. 60 , 7211. 90 , 7211, 92 , 7211. 99 , 7213.90, 

7214.90, 7215. 90 , 7216. 10 और 7216.90, के अंतर्गत आने वाले अमिश्रित इस्पात के हाट - रि - रोल्ड उत्पाद जिन पर केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क के अंतर्गत भरा गया है । " । 


[ फा . सं . बी - 31/7/ 97- टी . आर. यू. ] 

टी . आर. रुस्तगी , संयुक्त सचिव 


टिप्पणी.-- - मूल अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना सं. 16/97 - के .उ.शु. [ सा . का .नि. सं . 191 ( अ ), 1 अप्रैल, 1997 ] द्वारा भारत के राजपत्र में 
प्रकाशित की गई थी और उसे, 1 अगस्त , 1997 से पहले अधिसूचना संख्या 44/ 97 - के.उ. शु. [ सा . का .नि. सं. 408 ( अ ), दिनांक 25 जुलाई, 1997 ] द्वारा आखिरी बार 
संशोधित किया गया था । 


NOTIFICATION 
New Delhi, Ist August, 1997 

No. 52/ 97 -CENTRAL EXCISE 
G . S. R . 443 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 5A of the Central Excise Act , 1944 
( 1 of 1944 ), the Central Government , being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the 
following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ) No. 16 /97 – Central Excise , dated the 1st April , 1997, namely — 

In the said notification , in the Annexure , in item number ( 5 ) , the following shall be added at the end , namely : 

" (viii) ingots and billets of non -alloy stool, falling under sub - heading Nos. 7206 . 90 and 7207. 90 , on which the duty of 
excise is paid under section 3A of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ); 

___ ( ix ) hotre -rolled products ofnon- alloy steel, falling under sub- heading Nos . 7211.11, 7211. 19, 7211.30, 7211.52, 7211. 59 , 
7211. 60, 7211. 90, 7211.92, 7211.99 , 7213.90 , 7214. 90, 7215. 90, 7216, 10 and 7216. 90 , on which the duty of excise is paid 
under section 3A of the Central Excise Act , 1944 (1 of 1944 ). ". 


[F. No . B- 31 /7/97 - TRU] 
T . R . RUSTAGI , Jt . Secy . 


Note . — The principal notification was published in the Gazette of India vide notification No. 16 /97-Central Excise , dated the 
Ist April,1997 [ GSR No. 191 ( E ), dated the 1st April , 1997], and prior to 1st August , 1997, was last amended vide notification 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 ( )] 


No . 44/ 97 - Central Excise, dated the 25th July , 1997 [ GSR No. 408( E), dated the 25th July , 1997 ]. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1997 

सं . 29 /97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का . नि . 444 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा उक की उपधारा ( 1 ), धारा 3 
की उपधारा ( 2 ) या धारा 37 या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 57क , यथास्थिति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखंडित करती है , अर्थात् : 

अधिसूचना सं. और तारीख 
1. 22 / 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी.) , तारीख 25 जुलाई, 1997 
2. 23 / 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी .), तारीख 25 जुलाई, 1997 
3. 25 / 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी. ), तारीख 25 जुलाई, 1997 
4 . 26 / 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी. ), तारीख 25 जुलाई, 1997 
5. 27 /97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी.) , तारीख 25 जुलाई, 1997 


[ फा. सं. बी - 31 /7/ 97 - टी . आर. यू. ] 

टी. आर. रुस्तगी , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi , 1st August, 1997 

No. 29/97 - CENTRAL EXCISE (N . T .) 
G . S . R . 444 ( E ).- - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 3A , sub -section (2 ) of section 3A or 
section 37 of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944), or rule 57A of the Central Excise Rules , 1944 , as the case may be, the 
CentralGovernment, hereby rescinds the following notifications of theGovernment of India in the Ministry of Finance (Depart 
ment of Revenue ), namely : 
Notification No. and Date 
1 . 22 /97 -Central Excise ( N. T .), dated the 25th July, 1997 . 
2 . 23 /97- Central Excise ( N. T . ) , dated the 25th July, 1997 . 
3 . 25 /97- Central Excise ( N. T .), dated the 25th July , 1997 . 
4. 26/97 - Central Excise ( N. T.), dated the 25th July , 1997 . 
5 . 27/ 97 - Central Excise ( N. T.), dated the 25th July, 1997 . 


[ F. No. B - 31/ 7/ 97 - TRU] 
T . R. RUSTAGI , Jt. Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अगस्त , 1997 

सं . 30 / 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी. ) 
सा . का . नि. 445 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1986 का 5 ) की अनुसूची में उपशीर्ष सं. 7206 . 90 , 7207 . 90 के अन्तर्गत आने 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


वाले अमिश्रधातु इस्पात के पिंड तथा बिलेट के विनिर्माण प्रक्रिया की या उत्पादन जो किसी प्रेरण भट्टी में विनिर्मित या उत्पादित है ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त माल कहा गया है ) को ध्यान में रखते हुए, ऐसे माल के संबंध में शुल्क अपवंचन के विस्तार तथा यह समाधान हो जाने पर कि राजस्व की 
अभिरक्षा के हित में यह आवश्यक है जिस पर उक्त धारा 3क के उपबंधों के अनुसार उत्पाद शुल्क उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत की जाएगी, ऐसे माल को 
अधिसूचित माल के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 
स्पष्टीकरण. -- यह अधिसूचना निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी । 
( क ) अधिसूचित माल में कोई माल, जिसका उत्पादन या विनिर्माण 1 अगस्त 1997 के पूर्वहुआ है और जिसकी निकासी उस तारीख पर या उसके 

पश्चात् हुआ है । 
( ख ) एक प्रेरण भट्टी यूनिट को , जो सामान्यतया कास्टिग और स्टेनलेसस्टील का उत्पादन करती है किन्तु यदाकदा अमिश्रित अस्पात पिड तथा 

बिलेट का उत्पादन भी करती है , 
( ग ) एक सामासिक प्लान्ट , जिसमें माध्यमिक परिष्करन सुविधा सहित प्रेरण भट्टी और री रोलिंग मिल, एक ही परिसर में है , 
( घ ) एक सामासिक प्लान्ट, जिसमें सतत कास्टिग सुविधा सहित प्रेरण भट्टटी और री रोलिंग मिल, एक ही परिसर में है । 
( ङ ) एक एकीकृत इस्पात प्लान्ट , जहां एक ही परिसर में , लौह अयस्क से लेकर पिंड या बिलेट और रोल्ड उत्पाद का विनिर्माण या उत्पादन होता 


[ फा. सं. बी . -31/ 4/97 - टी . आर . यू. ] 

टी . आर. रूस्तगी, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 
___ New Delhi, the 1st August, 1997 

No. 30 /97 - CENTRAL EXCISE (N . T . ) 
G .S .R . 445 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 3A of the Central Excise Act , 1944 
( 1 of 1944 ), the Central Government having regard to the nature of the process of manufacture or production of ingots and 
billets ofnon -alloy steel falling under sub -heading Nos. 7206 . 90 and 7207.90 of the Schedule to Central Excise Tariff Act, 1985 
( 5 of 1986 ), manufactured or produced in an induction furnace ( hereinafter referred to as such goods ), the extent of evasion of 
duty in regard to such goods and on being satisfied that it is necessary to safeguard the interest of revenue ,hereby specifies such 
goods as notified goods, on which there shall be levied and collected duty of excise in accordance with the provisions of the said 
section 3A. 
Explanation. - Nothing contained in this notification shall apply to , - 
( a ) any of the notified goods manufactured or produced prior to the 1st day of August, 1997 and cleared on or after that 

date ; 
(b ) an induction furnace unit which ordinarily produces castings or stainless steel products but may also incidentally 

produce non - alloy steel ingots and billets ; 
a composite plant consisting of induction furnace with secondary refining facility and possessing continuous cast 

ing facility , within the same premises ; 
(d ) a composite plant consisting of induction furnace with continuous casting facility and re- rolling mill, within the 

same premises; 
( e ) an integrated steel plant which manufactures or produces ingots or billets and rolled products, starting from the 

stage of iron ore, within the same premises 


[ E. No . B - 31/ 4/ 97 - TRU ] 
T R. RUSTAGI, Jt. Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 अगस्त, 1997 
सं . 31/97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी . ) 


| 147 ( GI 117 


10 


THE GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY 


[ PART II . SE . 3 (1 ) ] 


- - - 


- 


___ मा . का . नि . 446 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का । ) की धारा 3क की उपधारा ( 1 ), द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1985 का 5 ) की अनुसूची के शीर्ष मं. 7211. 19 , 7211. 59 , 7211. 60 , 
7211.99, 7214.90, 7215.90, 7216. 10 और 7216. 90 के अन्तर्गत आने वाले हाट - री - रालिग इम्पात मिल में विनिर्मित अथवा उत्पादित ( जिनको इसमें 
इसके बाद मान के रूप में उल्लेख किया गया है ) अमिश्रित इस्पात के हाट - री -रोड उत्पादों के विनिर्माण अथवा उत्पादन की प्रक्रिया, ऐसे माल के संबंध 
में शुल्क अपवचन की मीमा को ध्यान में रखते हुए, और यह समाधान हो जाने पर कि राजम्ब हित की रक्षा के लिए ऐसा करना अनिवार्य है , एतइद्वारा ऐसे 
माल को अधिचित माल के रूप में विनिर्दिष्ट करती है , जिस पर उक्त धारा 3क के उपबंधों के अनुसार उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा तथा वसूल किया 
जाएगा । 
स्पष्टीकरण. - यह अधिसूचना निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी , 
( क ) अधिसूचित माल में कोई माल, जिसका उत्पादन या विनिर्माण 1 अगस्त, 1997 के पूर्वहुआ है और जिसकी निकासी उम तारीख पर या उसके 

पश्चात् हुआ है; 
( ख ) एक सामामिक फ्नाट , जिममें परिष्करण सुविधा सहित प्रेरण भट्टी और री - रोलिंग -मिल, एक ही परिम्मर में हैं , 
( ग ) एक सामासिक प्लान्ट , जिसमें मतत कास्टिग सुविधा सहित प्रेरण भट्टटी और री - रोलिग मिल, एक ही परिसर में है । 
( घ ) एक एकीकृत इम्पात प्लान्ट , जहां एक ही परिसर में , लौह अयस्क मे लेकर पिड या बिलेट और रोल्ड उत्पाद का विनिर्माण या उत्पादन होता 


[ फा . सं. बी.- 31 /7/97 - टी. आर . यू. ] 

टी . आर . रूस्तगी, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi. Ist August. 1997 

No. 31/ 97 - CENTRAL EXCISE ( N . T . ) 
G . S. R . 446 ( E ) . - In exercise of the po :vcrs conferred by sub - section ( 1 ) of section 3A of the Central Excise Act 1944 
( 1 of 1941), the Central Government having regard to the tiature of the process of manufacture or production of hot re - rolled 
product of non- alloy stecl lalling under sub - heading Nos. 7211 11 . 7211 19. 7211 .30. 7211 52. 7211 59, 721 1 60. 721 ]. 92 . 
7211. 99 . 7213. 90 , 7214. 90. 7215 90 , 7216.10 and 7216. 90 ofthe Schedule to thc Central Excise Tariff Acl. 1985 ( 5of 1986 ). 
manufactured or produced in a hot re - rolling steel mill (hereinafter referred to as such goods). thç extent of cvasion of duty in 
regard to such goods and on being satisfied that it is necessary to safeguard the interest of revenue. hercby specifics such goods 
as notificd goods, on which there shall be levicd and collected a duty of excisc in accordance with the provisions of the said 
section 3A. 


Explanation. - Nothing contained inthis notification shall apply to.- - 
(a ) any of the notificd goods manufactured or produced prior 10 the 1st day of August , 1997 and cleared on or after that 

date : 
(b ) a composite plant consisting of induction furnace with secondary refining facility and re - rolling mull, within the 

same premises; 
a composite plant consisting of induction furnace with continuous casting facility and re- rolling mill. within the 
same premises; 
an integrated steel plant which manufactures or produces ingots or billets and rolled products , starting from the 
stage of iron ore , within the same premises . 


( c ) 


[ F . No . B - 31/ 7/ 97 - TRUT 
T R . RUSTAGI, Jt . Secy . 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1997 

सं. 32 / 97 - के .उ. श. ( गै. टे. ) 
सा . का. नि . 447( अ ). --- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3 क को उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
___ 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ ( 1 ) इन नियमों को हॉट रि - रोलिंग स्टील मिल्स वार्षिक क्षमता निर्धारण नियम, 1997 कहा जाएगा । 

( 2) ये अगस्त , 1997 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होंगे । 

2. ये नियम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1986 का 5 ) की अनुसूची के उपशीर्ष संख्या 7211.11. 7211. 19, 7211 . 30 , 
7211. 52 , 7211 . 59 , 7211.60, 7211 . 92 , 7211. 99 , 7213. 90, 7214 . 90 , 7215. 90 , 7216. 10 तथा 7216.90 के अन्तर्गत आने वाले अमिश्रित इस्पात 
हॉट - रि - रोल्ड उत्पादों के संबंध में किसी कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता को निर्धारित करने के लिए लागू होंगे, यदि ऐसा माल हॉट रि - रोलिंगमिल 
की सहायता से विनिर्मित किया जाता है अथवा उसका उत्पादन किया जाता है । 

3. नियम 2 में उल्लिखित उत्पादन की वार्षिक क्षमता निम्नलिखित रूप से निर्धारित की जाएगी, अर्थात् : -- 
( 1 ) हॉट रि - रोलिंग मिल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (जिसे इसके बाद आयुक्त कहा गया है ) को डी. एन. आई. और रोलिंग की गति 

के मूल्य की घोषणा करेगी और उक्त नियम ( 3 ) में उल्लिखित मानदण्डों के बारे में सूचित करेगी और इसकी एक प्रति केन्द्रीय उत्पाद 

शुल्क सहायक आयुक्त को भेजेगी । 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) में उल्लिखित सूचना के प्राप्त होने पर आयुक्त इनकी सत्यता की जांच करने के बारे में आवश्यक कार्रवाई करेगा और 

प्रत्येक मापदण्ड के संबंध में सही - सही मूल्य का पता लगाएगा । आयुक्त, यदि चाहें तो , इस प्रयोजन के लिए किसी भी तकनीकी 

प्राधिकारी से परामर्श भी कर सकता है । 
( 3 ) ऐसे कारखाने के संबंध में अमिश्रित इस्पात के हॉट रि - रोल्ड उत्पादों के उत्पादन की वार्षिक क्षमता निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके 

मिर्धारित की गई मानी जाएगी । 
वार्षिक क्षमता - 1- 885 x 104 x डी x एन x आई x ई - उकलल्यू x उपयोग में लाये गये घन्टों की संख्या । 
जहां : 
डी = फिनिशिंग मिल का मिली मीटरों में आकलित डायामीटर 
एन = षंलने का प्रति मिनट आकलित चक्र ( आर. पी . एम . ) 
आई - गियर बाक्स का अपचयन अनुपात 

डब्ल्यू = रोल किये गये उत्पाद का प्रति मीटर भार किलो ग्राम में । 
कम गति वाली मिलों के मामले में , सूत्र में ई का मान 0. 30 तथा अधिक गति वाली मिलों के मामले में 0.75 माना जायेगा 
सूत्र में गुणनखंड डब्लू का मान अधिक गति वाली मिलों के लिये 0. 45 माना जायेगा और कम गति वाली मिलों के लिये निम्नानुसार माना 
जायेगा, -- 
फिनिशिंग मिल का मिलीमीटरों 

डब्ल्यू (किलोग्राम / मीटर ) 
में आकलित डायामीटर 
100 से कम 

0 . 10 
100 से अधिक 150 से कम 

0 . 15 
150 से अधिक 200 से कम 

0. 20 
200 से अधिक 250 से कम 

1. 30 
250 से अधिक 300 से कम 

1 .60 
300 से अधिक 350 से कम 
350 से अधिक 400 से कम 

4 .05 
400 से अधिक 450 से कम 

5 .55 
450 से अधिक 500 से कम 
500 और उससे अधिक 

10 . 15 


- 


- 


- 


- 


- - 


2 . 47 


7 . 65 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( i )] 


- 


उपयोग में लाए गए घंटों की संख्या निम्नानुसार मानी आएगी, 
क्रम सं. 

रिहीटिंग भट्टी 
किस्म 

भट्टी की संख्या 


प्रति वर्ष उपयोग किए गये घंटें 


1200 


1800 


बैच 2 से अधिक 

2400 
पुशर किस्म एक या इससे अधिक 

2400 
स्पष्टीकरण L - अधिक गति का मिल वह है जोकि हॉट- रि - रोल्ड उत्पाद को 8.5 मीटर प्रति सैकन्ड या इससे अधिक गति से बनाता है तथा कम गति मिल 
वह है जोकि हाट - री - रोल्ड उत्पाद को 8,5 मीटर प्रति सैकन्ड से कम गति पर बनाता है । 
स्पष्टीकरण II . – फिनिशींग मिल के आकलित डायमीटर का मतलब है आखिरी रोलिंग स्टैण्ड के विनियन सेन्टरस के बीच की दूरी । 
( 4 ) कारखाने में संस्थापित हॉट - रि - रोल्ड मिल की कुल क्षमता का तथा उत्पादन की वार्षिक क्षमता का निर्धारण करने के पश्चात् केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 
आयुक्त यथाशीघ्र, आदेश के द्वारा , विनिर्माता को सूचित करेगा । 

परन्तु यह कि आयुक्त हॉट - रि - रोलिंग मिलों द्वारा सूचित की गई घोषणा का सत्यापन किये जाने तक हॉट - रि - रोलिंग यूनिट की वार्षिक क्षमता का 
निर्धारण अंतिम तौर पर कर सकता है और तदनुसार आदेश पारित करेगा । तत्पश्चात् , आयुक्त वार्षिक क्षमता का निर्धारण यथाशीघ्र कर सकता है और तदनुसार 

आदेश पारित कर सकता है । 
4. ( 1 ) वर्ष के किसी भाग के लिए उत्पादन की क्षमता , अथवा कुल हॉट - रि - रोलिंग मिल क्षमता में किसी परिवर्तन का नियम 3 में बताए गए उपर्युक्त ढंग 
से निर्धारित उत्पादन की वार्षिक क्षमता के आधार पर आनुपातिक रूप से संगणन किया जाएगा । 
( 2 ) यदि कोई विनिर्माता संस्थापित मशीनरी अथवा उसके किसी भाग में कोई ऐसा परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है जिससे नियम 3 के उप -नियम ( 3 ) 
में उल्लिखित दोनों मानदण्डों डी, एन , ई, आई और रोलिंग को गति के मूल्य में परिवर्तन आ सकता है , तो ऐसा विनिर्माता ऐसे प्रस्तावित परिवर्तन से कम 
से कम एक महीने पहले प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को लिखित रूप में सूचित करेगा जिसकी एक प्रति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सहायक आयुक्त को भेजेगा और ऐसा परिवर्तन करने से पहले आयुक्त की लिखित रूप में अनुमति प्राप्त करेगा। इसके बाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त 
उम तारीख को निर्धारित करेगा जिस तारीख से मंस्थापित क्षमता में परिवर्तन प्रभावी माना जाएगा । 

[ फा. सं . बी. 31/ 7/97 - टी . आर. यू. ] 

टी . आर. रूस्तगी, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st August, 1997 


No. 32 /97 CENTRAL EXCISE (N . T .) 


- 


G . S. R . 447 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - scction ( 2 ) of section 3A of the Central Excisc Act. 1944 
( l of 1944 ), the Central Government hereby makes the following rules , namcly 

I. ( 1 ) These rules may be called the Hot Re-rolling Stocl Mills Annual Capacity Determination Rules . 1997. 

(2 ) They shall come into force on the 1st day of August , 1997. 

2 These rules shall apply to non- alloy steel hot rc - rolled products falling under sub- heading Nos . 7211. 11. 7211.19, 
7211 30, 7211. 52, 7211 59. 7211, 60, 7211.92, 7211. 99 . 7213. 90, 7214 90, 7215,90, 7216 10 and 7216 .90 of the Schedule to 
the Central Excise Tarifl Act, 1985 ( 5 of 1986 ) , for determining the annual capacity of production of a factory if such goods are 
manufactured or produced with the aid of hot re - rolling mill. 

3 . The annual capacity of production referred to in rulc 2 shall be determined in thc following manner, namely : 
( 1 ) a hot re -rolling mill shall declare the valucs of d , n . i and specd of rolling , the parameters referred to in sub 

rule ( 3 ). to the Commissioner of Central Excisc ( hercinafter referred to as the Commissioner ). with a copy to the 
Assistant Commissioner of Central Excisc ; 


( 40 ]I - TS 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


(2 ) on receipt of the information referred to in sub -rule ( 1) , the Commissioner shall take necessary action to verify their 

correctness and ascertain the correct valuc of each of the parameters . The Commissioner may , if he so desires, 

consult any technical authority for this purpose ; 
( 3 ) the annual capacity of production of hot re -rolled products of non -alloy steel in respect of such factory shall be 

deemed to be as determined by applying the following formula : 
Annual Capacity = 1.885 - 10 * * dxn mixerw Number of utilised hours ( in metric tonnes) 
Where : 
d = Nominal diameter of the finishing mill in millimetres 

= Nominal revolutions per minute (RPM ) of the drive 
i = Reduction ratio of the gear box 

= Weight in Kilogramme permetre of the re- rolled product 
the value of e in the formula shall be deemed to be 0. 30 in case of low specd mills , and 0 . 75 in case of high speed mills the 
value of w factor in the formula for the high speed mills shall be deemed to be 0 . 45 and for the low speed mills shall be deemed 
to be as under , 


— 


W 


Nominal diameter of the finishing 
mill in millimeters 


in kilogramme 
permetre 
0 . 10 
0 . 15 
0 . 20 


1 . 30 


Below 100 
100 to below 150 
150 to below 200 
200 to below 250 
250 to below 300 
300 to below 350 
350 to below 400 
400 to below 450 
450 to below 500 
500 and above 


1.60 
2. 47 


4 . 05 


5 .55 
7.65 
10 . 15 


Number of utiliscd hours shall be deemed to be as under . 


S .No. 


Reheating Furnace 


Uulised hours per year 


Type 


No. of 
ſurnace 


Batch 


Batch 


1200 
1800 
2400 
2400 


Batch 


more than 2 
Torniore 


Pusher type 


Explunution I. A high speed mill means a mill which produces hot re- rolled products at a speed of 8 5 metres per second or 
more and a low speed mill means a mill which produces hot rc - rolled products a speed less than 8 .5 metres per second . 
Liplinution 11 — Nominal diametre of a finishing millmeans the distance between pinion centres of the last rolling stand . 

( 4 ) the Commissioner of Central Excise shall , as soon as may be, alier deterinining the total capacity of the hot re 

rolling mill installed in the factory as also the annual capacity of production , by an order , intimate to the manufac 
turer . 
Provided that the Commissioner may determine the annual capacity of the hot re - rolling unit on provisional basis 
pending verification of the declaration furnished by the hot re - rolling mills and pass an order accordingly . There 

after , the Commissioner inay determine the annual capacity , as soon as may be, and pass an order accordingly . 

4 ( 1 ) The capacity of production for any part of the year, or any change in the total hot re- rollingmill capacity , shall 
he calculated pro rata on the basis of the annual capacity of production determined in the above manner stated in Rule 3 . 

( 2 ) In case a manufacturer proposes to make any change in installed machinery or any part thereof which tends to 


14 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


| PART II - . - SEC . 3( i)] 


- 


- - 


- 


change the value of either of the parameters d , n , e . i and speed of rolling referred to in sub -rule ( 3 ) of rule 3 , such 
manufacturer shall intimate about the proposed change to the Commissioner of Central Excise in writing , with a copy to 
Assistant Commissioner of Central Excise, at least one month in advance of such proposed change, and shall obtain the written 
approvalof the Commissioner before making such change . Thereafter the Comin issioner of Central Excise shall determine the 
date from which the change in the installed capacity shall be deemed to be effective . 

[ F . No B- 31/ 7/ 97 - TRU] 
T . R. RUSTAGI, Jt . Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अगस्त , 1997 

सं . 33 / 97 - के. उ. शु. ( गै. टै. ) 
सा . का .नि . 448 ( अ ). - - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 ( 1944 का 1 ) में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : --- 

1. ( 1 ) इन नियमों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( सातवाँ संशोधन ) नियम, 1997 कहा जाएगा । 

( 2 ) ये अगस्त, 1997 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होंगे । 
2 . केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 ( 1944 का 1 ), 
(i ) नियम 57च में उप-नियम 17 में खण्ड ( ख ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त : स्थापित किये जाएंगे, अर्थात् : 

"( ग ) अगस्त , 1997 के प्रथम दिन को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1986 का 5 ) की अनुसूची के शीर्ष संख्या 
7206. 90 तथा 7207 . 90 के अंतर्गत आने वाले अमिश्रित इस्पात की मिल्लियों और छड़ों के विनिर्माता के पास तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3क के अंतर्गत शुल्क की अदायगी करना अपेक्षित है , समाप्त हो जाएगा और किसी भी शुल्क्य 
माल चाहे उसकी घरेल खपत के लिए अथवानिर्यात के लिए निकासी की गई हो , पर शुल्क की अदायगी के लिए उपयोग में लाने की 
अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( घ ) अगस्त, 1997 के प्रथम दिन को केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 ( 1986 का 5 ) की अनुसूची के शीर्ष सं . 7211. 11 , 
7211. 19, 7211. 30, 7211. 52, 7211. 59, 7211. 60, 7211.92, 7211.99, 7213.90, 7214. 90, 7215. 90, 7216 . 10 तथा 7216. 90 
के अन्तर्गत आने वाले अमिश्रित इम्पात के हाट रि - रोल्ड उत्पादों के विनिर्माता के पास और जिसकी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 
1944 की धारा 3क के अन्तर्गत शुल्क की अदायगी करना अपेक्षित है, समाप्त हो जाएगा और किसी भी शुल्क्य माल जिसकी चाहे घरेलू 

खपत के लिए अथवा निर्यात के लिए निकासी की गई हो , पर शुल्क की अदायगी के लिए उपयोग में लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी । " 
( ii ) नियम 57घ, उप -नियम ( 1 ) में सारणी में कालम संख्या 3 में मद ( ii ) और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और 

प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात : 
( iii ) " प्रेरण भट्टी यूनिट में विनिर्मित उप - शीर्ष संख्या 7206. 90 और 7207. 90 के अन्तर्गत आने वाले अमिश्रित इस्पात की सिल्लियां और छड़ें 

चाहे ऐसी प्रेरण भट्टी में किसी अन्य माल का विनिर्माण किया जाता हो अथवा नहीं, और उप - शीर्ष सं. 7211. 11, 7211.19, 7211. 30 , 
7211.52, 7211. 59 , 721 1.60, 7211.92, 7211. 99, 7213. 90 , 7214. 90 , 7215.90, 7216 . 10 तथा 7216. 90 के अन्तर्गत आने वाले 
अमिश्रित इस्पात के हॉट रि - रोल्ड उत्पाद और जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क के 
अंतर्गत शुल्क की अदायगी करना अपेक्षित है. 
3. नियम 57एस में , उप -नियम - 10 के बाद , निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् : 
" (II ) उप -नियम - 3 अथवा नियम 57 - क्यू में विहित किसी बात के होते हुए भी यदि विशिष्ट शुल्क का कोई क्रेडिट निम्नलिखित 

तारीख को अनप्रयुक्त पड़ा हो , 
( क ) पहली अगस्त, 1997 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 ( 1986 का 5 ) की अनुसूची के उप - शीर्ष सं. 7206. 90 

और 7207 .90 के अंतर्गत आने वाली अमिश्रित इस्पात की मिल्लियों तथा छड़ों का विनिर्माता जिसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 
1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क के अंतर्गत शुल्क अदा करना अपेक्षित है व्ययगत हो जाएगा और उसे किसी शुल्क्य माल पर शुल्क 
की अदायगी के लिए प्रयुक्त किये जाने की अनुमति नहीं होगी, चाहे उसकी घरेलू रखपत अथवा निर्यात के लिए निकासी की गई हो । 


[ भाग 1] ...- खण्ड 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 


( ख ) पहली अगस्त , 1997 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 ( 1986 का 5 ) के उप - शीर्ष संख्या 7211. 11, 7211.19 , 

7211. 30 , 7211. 52, 7211. 59 , 7211. 60, 7211.92, 72 1 1. 99 , 72 13. 90 , 72 14. 90, 72 15. 90, 72 16. 10 तथा 7216. 90 के अन्तर्गत 
आने वाले अमिश्रित इस्पात हॉट रि - रोल्ड उत्पादों का निर्माता जिले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का । ) की धारा 
3 - क के अंतर्गत शुल्क अदा करना अपेक्षित है , व्ययगत हो जाएगा और उसे किसी उत्पाद शुल्क्य माल पर शुल्क की अदायगी के लिए 
प्रयुक्त किये जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी , चाहे उसकी घरेलु खपत अथवा निर्यात हेतु निकामी की गई हो । ; 
( iv ) अध्याय- V में धारा इ - X के पश्चात निम्नलिखित धाग अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : 
" 3 - XI अमिश्रित इस्पात की सिल्नियां तथा छड़ें, हॉट रि गेल्ड उत्पाद 96 जैड ओ- सिल्लियों तथा छड़ों के विनिर्माता द्वारा अपनाई जाने 
वाली प्रक्रिया- ( 1 ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 ( 1986 का 5 ) की अनुसूची के उपशीर्ष सं. 7206 . 90 और 7207 ,90 
के अंतर्गत आने वाली अमिश्रिम इम्पात की सिल्लियों तथा छड़ों के विनिर्माता द्वारा उसके कारखाने में अमिश्रित इस्पात की सिल्लियों तथा 
छड़ों की निकामी के समय पर 750/ - रु . प्रति मीट्रिक टन की दर स मंणित गशि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 173 - जी 
के उप नियम ( 1 ) के अंतर्गत उसके द्वारा रखे जा रहे चाल्ल खाते में दम शर्त क अध्यधीन देविट की जाएगी कि शुल्क देयता की कुल राशि 

निम्नलिखित प्रकार से परिकलित की जाएगी और अदा की जाएगा । 
1. अगस्त, 1997 के प्रथम दिन से मार्च, 1998 के 37वें दिन तक की अवधि के लिए शुल्क देयता की कुल राशि 
( क ) कोई भी विनिर्माता अपने कारखाने के उत्पादन क्षमता के आधार पर अगस्त, 1997 के प्रथम दिन से मार्च, 1998 के 31वें दिन तक की 

अवधि के लिए प्रेरण भट्टी वार्षिक क्षमतानिर्धारण नियम, 1997 के अंतर्गत यथा -निर्धारित 750/रु. प्रति मीट्रिक टन की दर से परिकलित 

कुल राशि अदा करेगा । यह राशि मार्च, 1998 के 31वें दिन तक अदा की जाएगी । 
( ख ) अगस्त, 1997 के प्रथम दिन से मार्च, 1993 के 31वें दिन तक को अर्भाध क दोगन निर्माता द्वारा इस संबंध में अदा की गई गशि , यदि 

कोई हो, सहित पहले अदा किये गए शुल्क की कुल राशि खण्ड ( क ) के अंतर्गत देय शुल्क देयता को कुल गशि के प्रति समायोजित की 
जाएगी । 


( ग ) यदि कोई निर्माता खण्ड - क के तहत देय शुल्क की कुल राशि मार्च, 1998 के 31वें दिन तक अदा करने में सफल रहता है तो उसे अप्रैल, 
__ 1998 के प्रथम दिन से लेकर बकाया कुल राशि की वास्तविक रूप से अदायगी करने की तारीख तक की अवधि के लिए बकाया राशि 

पर 18 % प्रतिवर्ष की दर से परिकलित व्याज की राशि सहित बकाया राशि अदा करनी होगी । 


II . 1997 - 98 के अनुवर्ती वित्त वर्ष के लिए शुल्क देयता की कुल राशि 

( क ) कोई विनिर्माता अपने कारखाने के उत्पादन की वार्षिक क्षमता के आधार पर पेरण भट्टी बार्षिक क्षमतानिर्धारण नियम, 1997 द्वारा 
यथा -निर्धारित 750 रु. प्रति मीट्रिक टन की दर से परिकलित कुल गशि अदा करेगा । यह राशि विन वर्प के मार्च के 37वें दिन तक अदा 

की जाएगी । 
( ख ) वित्त वर्ष के दौरान विनिर्माता द्वारा इस संबंध में अदा की गई राशि. यदि कोई हो, सहित पहले अदा की गई शुल्क की कुल राशि शुल्क 

देयता की कुल गशि के प्रति समायोजित की जाएगी । 
( ग ) यदि कोई निर्माता खण्ड - क के तहत देय शुल्क की कुल राशि संगत वित्त वर्ष क मार्च के 37वें दिन तक अदा करने में असफल रहता है 

तो वह उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने क पश्चात् तत्काल आरम्भ होने वाले अप्रैल के प्रथम दिन से लेकर बकाया राशि की पूर्ण रूप से 
वास्तविक अदायगी की तारीख तक की अवधि के लिए बकाया राशि पर पति वर्ष 18 % की दर से परिकलित व्याज सहित बकाया राशि 

अदा करेगा । 
( 2 ) जब कोई विनिर्माता लगातार 7 दिनों से अन्यून किसी अवधि तक अमिश्रित इम्पात की मिल्लियों और छड़ों का उत्पादन नहीं करता है और 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 की धारा 3क की उपधारा ( ३ ) के तहत छूट के लिए दावा करता है तो ऐसी छट के लिए अनुमति 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त द्वाग पारित आदेश के द्वारा ऐसी गशि के लिए दी जाएगी जो राशि इस आदेश के तहत विनिर्दिष्ट की गई 

हो बशर्ते की निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है, अर्थात् : 
( क ) विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त को बंद करने के बारे में लिखित रूप से सूचित करेगा जिसकी एक प्रति बंद करने 

की तारीख से पूर्व अथवा बंद करने की तारीख को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को भेजेगा । 
( ख ) विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त को बिजली मीटर की रीडिंग के बारे में सूचित करेगा जिसकी एक प्रति अमिश्रित 

इस्पात की सिल्लियों और छड़ों के स्टाक के इति शेष के साथ कारखाने में उत्पादन के समाप्त होने के तुरंत बाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
अधीक्षक को भेजेगा ; 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - - SEC. 3(i)] 


( ग ) विनिर्माता अब दोबारा उत्पादन आरम्भ करेगा तो उत्पादन आरम्भ करने की तारीख से पूर्व अथवा उत्पादन आरम्भ करने की तारीख को 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त को उत्पादन आरम्भ करने के बारे में लिखित रूप से सूचना देगा जिसकी एक प्रति केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क के अधीक्षक को भेजेगा । 


( घ ) विनिर्माता कारखाना पुन : आरम्भ करने पर स्टॉक के इतिशेष के साथ दोबारा उत्पादन आरम्भ करते समय बिजली मीटर की रीडिंग के बारे 

में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त को सूचना देगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक को भेजेगा । 
( ड) विनिर्माता ऊपर ( घ ) के अंतर्गत सूचना भेजते समय यह घोषणा करेगा कि उसका कारखाना - - - -- - - -- - - --- - -- तारीख 
को -- - - - - - - -- - - - बजे से - - - - - - - - - - - तारीख को - - - - - 

- --- - --- बजे तक बन्द रहा । 


( 3 ) इन नियमों में अन्यत्रकिसी बात के होते हुए भी यदि किसी विनिर्माता द्वारा अपने कारखाने में 3 मीट्रिक टन की कुल संस्थापित भट्टी क्षमता 

की गई हो और यदि वह ऐसा चाहता है तो अगस्त , 1997 के प्रथम दिन से 1998 के मार्च के 31वें दिन तक अथवा किसी भी वित्तीय वर्ष 
में प्रत्येक मास के आरम्भ में , जैसा भी मामला हो , और प्रत्येक मास की 10 तारीख तक 5 लाख रुपये की राशि अदा करेगा और इस तरह 
से अदा की गई राशि को अगस्त, 1997 के प्रथम दिन से मार्च, 1998 के 31वें दिन तक की अवधि के लिए अथवाकिसी वित्तीय वर्ष के 
लिए , जैसा भी मामला हो , उसकी शुल्क देयता का पूरा और अन्तिम भुगतान माना जाएगा बशर्ते कि विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
अधिनियम , 1944 की धारा उक की उपधारा ( 3 ) के परन्तुक अथवा उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत कोई लाभ , यदि कोई हो , नहीं उठायेगा । 


परन्तु यह कि अगस्त , 1997 के महीने के लिए आयुक्त विनिर्माता को 31 अगस्त, 1997 तक पांच लाख रुपये की अदायगी करने 
की अनुमति दे सकता है । 


परन्तु यह भी कि यदि किसी कारखाने में संस्थापित भट्टियों की क्षमता 3 मीट्रिक टन से अधिक अथषा कम है अथवा कुल क्षमता 
में कोई परिवर्तन किया जाता है तो विनिर्माता अनुपात के आधार पर परिकलित राशि अदा करेगा । 

परन्तु यह भी कि जहां कोई भी विनिर्माता अगस्त, 1997 मास के लिए देय कुल राशि की अदायगी अगस्त , 1997 के 31वें दिन तक 
अथवा अन्य किसी महीने के संबंध में देय कुल राशि की अदायगी प्रत्येक मास की दस तारीख तक, जैसा भी मामला हो , नहीं कर पाता 
है , तो वह सितम्बर , 1997 के प्रथम दिन से अथवा उस महीने की 10 तारीख मे, जैसी भी स्थिति हो, लेकर सम्पूर्ण बकाया राशि की 
वास्तविक अदायगी की तारीख तक की अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिकलित व्याज सहित बकाया राशि की अदायगी 


करेगा । 


स्पष्टीकरण : - शंकाओं के समाधान के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उप नियम ( 3 ) ऐसी प्रेरण भट्टी यूनिट के संबंध में लागू नहीं 
होता है जिसमें साधारणतया कास्टिंग किये गये अथवा स्टेनलेस स्टील के उत्पाद तैयार किये जाते हैं परन्तु ऐसी यूनिट द्वारा प्रसंगवश मिश्रित 
इस्पात की सिल्लियों और छड़ों का उत्पादन भी किया जाता है । 


( 4 ) यदि कोई भी विनिर्माता अपनी शुल्क देयता को उपर्युक्त नियम ( 3 ) के अनुसार पूरा करना चाहता है तो वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त 

को निम्नलिखित प्रोफार्मा में सूचित करेगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त को भी भेजेगा । 


" हम - - - - - - - - - - - - - ( कारखाने का नाम ), जो कि -- - - -- - - - - - - - - - में स्थित है, एतदद्वारा 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क के अंतर्गत अमिश्रित इस्पात की मिल्लियों और छड़ों के विनिर्माण 
के लिए अपनी शुल्क देनदारी को पूर्ण रूप से और अन्तिम रूप से पूरा करने के लिए नियम 96 जैड . ओ. के उप नियम (3 ) में वर्णित 
योजना का लाभ उठाना चाहते हैं । 


हस्ताक्षर 


नाम तथा पदनाम 


दिनांक 


मोहर "; 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


17 


" 96जैड. पी. हॉट रि - रोल्ड उत्पादों के विनिर्माण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया - ( 1 ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 
( 1986 का 5 ) की अनुसूची के उप - शीर्ष सं . 7211. 11 , 7211. 19 , 7211.30, 7211.52, 7211.59, 7211.60, 7211.92, 7211.99 , 
7213 . 90 , 7214.90, 7215.90, 7216. 10 और 7216 . 90 के अंतर्गत आने वाले अमिश्रित इस्पात हॉट रि - रोल्ड उत्पादों का कोई विनिर्माता 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मियमावली, 1944 ( 1944 का 1 ) के नियम 1944 के नियम 1734 के उप नियम ( 1 ) के अंतर्गत उसके द्वारा रखे 
गए चालू खाते में कारखाने से अमिश्रित इस्पात के हॉट रि - रोल्ड उत्पादों की निकासी के समय 400 / - रु . प्रति मी . टन की दर से संगणित 
राशि डेबिट करेगा बशर्ते कि शुल्क देयता की कुल राशि निम्नलिखित ढंग से परिकलित की जाएगी और अदा की जाएगी :-- - 


I. 1 अगस्त , 1997 से 31 मार्च, 1998 की अवधि के लिए शुल्क देयता की कुल राशि : 


( क ) कोई विनिर्माता हॉट रि - रोलिंग मिल्स वार्षिक क्षमता निर्धारण नियमावली, 97 के नियम 3 के उपनियम 3 के अंतर्गत यथा निर्धारित 

1 अगस्त, 1997 से 31 मार्च, 1998 की अवधि के लिए अपने कारखाने की उत्पादन की क्षमता पर 400 / - रु. प्रति मी . टन की दर से 
परिकलित कुल राशि अदा करेगा । यह राशि 31 मार्च, 1998 तक अदा की जाएगी । 


( ख ) किसी विनिर्माता द्वारा 1 अगस्त, 1997 से 31 मार्च, 1998 की अवधि के दौरान अदा की गई राशि सहित पहले अदा की गई कुल राशि 

को खण्ड " क के अंतर्गत देय शुल्क देनदारी की कुल राशि में समायोजित किया जाएगा ; 


( ग ) यदि कोई विनिर्माता खण्ड क के अंतर्गत देय शुल्क की कुल राशि 31 मार्च, 1998 तक अदा नहीं कर पाता है, तो उसे 1 अप्रैल, 1998 

से पूरी बकाया राशि की अदायगी की वास्तविक तारीख तक की अवधि तक के लिए परिकलित बकाया राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक की 
दर से ब्याज सहित बकाया राशि अदा करनी पड़ेगी । 


II 1997 - 98 के अनुवर्ती किसी वित्तीय वर्ष के लिए शुल्क देयता की कुल राशि : 


( क ) कोई भी विनिर्माता हॉट रि - रोलिंग मिल्स वार्षिक क्षमता निर्धारण नियमावली, 1997 के नियम 3 के उपनियम 3 के अंतर्गत यथानिर्धारित 

अपने कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता पर 400/ - रु . प्रति मी. टन की दर से परिकलित कुल राशि अदा करेगा । यह राशि वित्तीय वर्ष 
के 31 मार्च तक अदा की जानी होगी ; 


( ख ) विनिर्माता द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान संदत्त लेखा राशि सहित पहले अदा की गई राशि , यदि कोई हो , तो कुल शुल्क देयता की राशि में 

समायोजित किया जाएगा ; 


( ग ) यदि कोई विनिर्माता खण्ड " क " के अंतर्गत संदेय कुल शुल्क राशि की संगत वित्तीय वर्ष के 31 मार्चतक अदायगी नहीं कर पाती है तो 

उसे बकाया राशि पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित बकाया राशि अदा करनी पड़ेगी जिसे अगले अनुवर्ती वित्तीय वर्ष की अप्रैल मास 
की 1 तारीख से पूरी बकाया राशि की वास्तविक अदायगी तारीख तक की अवधि के लिए परिकलित किया जाएगा । 


2. जहां कोई भी विनिर्माता कम से कम सात दिन की किसी क्रमिक अवधि के दौरान अमिश्रित इस्पात के हॉट रि - रोल्ड उत्पादों का उत्पादन 
नहीं करता है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3क की उपधारा 3 के अंतर्गत शुल्क में कमी करने का दावा करना चाहता है तो केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा पारित किसी आदेश के तहत उतनी राशि की कमी की अनुमति दी जाएगी जितनी राशि ऐसे आदेश के तहत में विनिर्दिष्ट की 
गई होगी बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर दिया गया हो अर्थात् : 


( क ) विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त को बंद करने के बारे में लिखित रूप से सूचित करेगा जिसकी एक प्रति बंद करने की 

तारीख से पूर्व अथवा बंद करने की तारीख को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को भेजेगा । 


( ख ) विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त को बिजली मीटर की रीडिंग के बारे में सूचित करेगा जिसकी एक प्रति अमिश्रित 

इस्पात के हॉट रि - रोल्ड उत्पादों के स्टॉक के इति शेष के साथ कारखाने में उत्पादन के समाप्त होने के तुरन्त बाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
अधीक्षक को भेजेगा ; 


( ग ) विनिर्माता जब दोबारा उत्पादन आरम्भ करेगा तो उत्पादन आरंभ करने की तारीख से पूर्व अथवा उत्पादन आरम्भ करने की तारीख को 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त को उत्पादन आरंभ करने के बारे में लिखित रूप से सूचना देगा जिसकी एक प्रति केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क अधीक्षक को भेजेगा । 


( घ ) विनिर्माता कारखाना पुनः आरंभ करने पर स्टाक के इतिशेष के साथ दोबारा उत्पादन आरंभ करते समय बिजली मीटर की रोडिग के बारे 

में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त को सूचना देगा जिसकी एक प्रति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को भेजेगा ; 


1947G107 3 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (i)] 


( ङ) विनिर्माता ऊपर ( प ) के अंतर्गत सूचना भेजते समय यह घोषणा करेगा कि उसका कारखाना -- - - - - - - - -- ....... . तारीख को 

- - - - - - - बजे से - - - - - - -- -- -- - - - तारीख को - - - - -- -- -- - - - --- बजे तक 
लगातार बंद रहा है । 


- 


- 


३. इन नियमों में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी, कोई भी विनिर्माता पहली अगस्त 1997 से 31 मार्च 1997 के प्रत्येक माह अथवा किसी 
वित्तीय वर्ष के आरम्भ में , जैसा भी मामला हो, और हर महीने की 10 तारीख तक 300 रु, मीट्रिक टन में वार्षिक क्षमता की दर से संगणित राशि के 12वें 
हिस्से के बराबर अदा करेगा, जैसा कि हॉट रि - रोलिंग मिल्स वार्षिक क्षमता निर्धारण नियमावली, 1997 के नियम 3 के उप नियम 3 के अंतर्गत निर्धारित 
है , और इस तरह अदा की गई राशि को 1 अगस्त, 1997 से 31 मार्च, 1998 की अवधि के लिए, अथवा किसी अन्य चित्तीय वर्ष के लिए, जैसी भी स्थिति 
हो , उसकी शुल्क देयता पूर्णरूप से एवं अंतिम रूप से पूरा कर लिया गया मान लिया जाएगा बशर्ते कि विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 
की धारा 3क की उपधारा ( 3 ) अथवा उपधारा 4 के परन्तुक के अंतर्गत कोई लाभ, यदि कोई हो , प्राप्त नहीं करेगा ; 


परन्तु यह कि अमिश्रित इस्पात के हॉट रि - रोल्ड उत्पाद जो कि उस रि - रोलिंग मिल में निर्मित हो जिसका कि आखिरी स्टैण्ड का आकलित व्यास 
200 मिलीमीटर से कम न हो , पर देया राशि इस उप -नियम के अन्तर्गत अदा होगी जैसे कि शब्द और अंक " रु. 300/ के स्थान पर शब्द और अंक 
" रु. 150 / " रखे गये हों : 


परन्तु यह भी कि अगस्त, 1997 माह के लिए, आयुक्त किसी विनिर्माता को अगस्त 1997 महीने के लिए देय राशि 31 अगस्त, 1997 तक अदा 
करने की अनुमति दे सकता है : 


परन्तु यह कि यदि कोई विनिर्माता उसके कारखाने में संस्थापित रि - रोलिग क्षमता में कोई परिवर्तन करता है अथवा संस्थापित कुल रि - रोलिंग 
क्षमता में कोई परिवर्तन होता है तो वह अनुपात के आधार पर संगणित राशि अदा करेगा : 


परन्तु यह भी जहां कोई विनिर्माता अगस्त, 1997 महीने के लिए देय पूरी राशि की 31 अगस्त, 1997 तक अथवाकिसी महीने के लिए हर महीने 
की 10 तारीख तक, जैसी भी स्थिति हो , की अदायगी नहीं कर पाता है तो उसे 1 सितम्बर, 1997 अथवा महीने की 10 तारीख से, जैसी भी स्थिति हो, पूरी 
बकाया राशि के भुगजान की वास्तविक तारीख तक उस राशि पर 18 % वार्षिक दर से संगणित ब्याज की राशि के साथ बकाया राशि का भुगतान करना 
पड़ेगा : 


परन्तु यह भी कि जहां किसी विनिर्माता ने वार्षिक क्षमता के अनंतिम निर्धारण के आधार पर किसी महीने के दौरान राशि का भुगतान किया है 
और इसके पश्चात् धार्षिक क्षमता का निर्धारण अंतिम आधार पर कर लिया जाता है , तो विनिर्माता उन संगत महीनों के लिए वसूल किए जाने वाले अंतर की 
कुल राशि को आने वाले उस महीने की 10 तारीख तक अदा करेगा जिस महीने में वास्तविक क्षमता का निर्धारण अंतिम आधार पर किया गया है । 


____ 4.. यदि कोई भी विनिर्माता उप -नियम 3क के अनुसरण में अपनी शुल्क देयता को पूरा करना चाहता हो , तो वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त 
को निम्नलिखित प्रोफार्मा में सूचित करेगा जिसकी एक प्रति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त को भेजेगा ; 


" हम ....... - - . - - - - - - - ( कारखाने का नाम ) जो कि - - - - 

- - - - - - स्थित है , 
एतदद्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1) की धारा 3क के अंतर्गत अमिश्रित इस्पात के हॉट रि - रोल्ड उत्पादों के विनिर्माण के लिए अपनी शुल्क 
देनदारी को पूर्ण रूप से और अंतिम रूप से पूरा करने के लिए नियम 96 जेड, पी. के उप - नियम ( 3 ) में वर्णित योजना का लाभ उठाना चाहते हैं । 


ह. - - - - --- - 


दिनांक 


- - 


- 


- 


नाम एवं पदनाम -~ 
- - - - - - - - - -- - - - 

____ मोहर "; 
[ फा . सं. बी -31/7/ 97 - टी . आर. यू. ] 

टी . आर .रूस्तगी, संयुक्त सचिव 
टिप्पणी : - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 , 1 अगस्त 1997 से पहले अधिसूचना सं . 27 / 97 – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी. ) तारीख 25 जुलाई, 

1997 [ सा . का . नि. 415 ( अ ) तारीख 25 जुलाई, 1997 ] द्वारा आखिरी बार संशोधित किये गये । 


( 4011I - W05 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


19 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st August , 1997 


No. 33/ 97 – CENTRAL EXCISE ( N . T .) 
G .S .R . 448 (E ) . — In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act , 1944 ( 1 of 1944 ), the 
Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Lxcise Rules, 1944 , namely : 

1. (1) These rules may be called the Central Excise ( Seventh Amendment) Rules , 1997 . 

(2 ) They shall come into force on the 1st day of August, 1997 . 
2 . In the Central Excise Rules , 1944, 
(i) in rule 57F , sub- rule ( 17 ), after clause (b ), the following clauses shall be inserted , namely : 

"( c ) on the first day of August, 1997, with themanufacturer of ingots and billets of non alloy steel falling under 
heading Nos. 7206 . 90 and 7207 .90 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 ( 5 of 1986 ) , and who is 
required to pay duty under section 3A of the Central Excise Act , 1944 ( 1 of 1944 ), shall lapse and shall not be 
allowed to be utilised for payment of duty on any excisable goods, whether cleared for home consumption or for 
export 
( d ) on the first day of August, 1997 , with the manufacturer of hot re-rolled products of non alloy steel falling 
under heading Nos, 7211. 11, 7211.19 , 7211. 30 , 7211.52 , 7211. 59 , 7211.60 , 7211. 92 , 7211 .99 , 7213. 90 , 7214 . 90 , 
7215 .90 ,7216 . 10 and 7216 . 90 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ) , and who is 
required to pay duty under section 3A of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ), shall lapse and shall not be 
allowed to be utilised for payment of duty on any excisable goods, whether cleared for home consumption or for 

export ": 
( ii ) in rule 57Q , in sub - rule ( 1), in the Table , in column ( 3 ), after item ( ii) and the entries relating thereto , the following 

item and entries shall be added , namely : 
" ( iii ) ingots and billets of non -alloy steel falling under sub -leading Nos. 7206 .90 and 7207 .90 , inanufactured in 
an induction furnace unit, whether or not any other goods are produced in such induction furnace , and hot re 
rolled products of non - alloy steel falling under sub - heading Nos . 72111 , 11 , 7211. 19, 7211.30 , 7211. 52 , 7211.59 , 
7211. 60 , 7211. 92 , 7211 . 99 , 7213. 90 , 7214 . 90 , 7215 .90 , 7216 . 10 and 7216 . 90 on which duty is paid under section 

3A of the Central Excise Act , 1944 ( 1 of 1944 )." ; 
( iii) in rule 575 , after sub -rule ( 10 ), the following sub -rule shall be insterted , namely : 

" ( 11 ) Notwithstanding anything contained in sub -rule (3 )or rule 570 , any credit ofspecified duty lying unutilised , - 
(a ) on the first day of Agust , 1997, with themanufacturer of ingots and billets of non -alloy steel falling under sub 
heading Nos . 7206 . 90 and 7207. 90 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act , 1985 (5 of 1986 ), and who is 
required to pay duty under section 3A of the Central Excise Act, 1944 (I of 1944 ), shall lapse and shall not be 
allowed to be utilised for payment of duty on any excisable goods, whether cleared for home consumption or for 
export.; 
(b ) on the first day of August, 1997, with the manufacturer of hot re - rolled products of non -alloy steel falling 
under sub -heading Nos . 7211 . 11 , 7211 .19, 7211. 30 , 7211.52 , 7211. 59 , 7211.60 , 7211 92 , 7211. 99 , 7213. 90 , 
7214 . 90 , 7215 . 90 and 7216 . 10 and 7216 . 90 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ), 
and who is required to pay duty under section 3A of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ), shall lapse and shall 
not be allowed to be utilised for payment of duty on any excisable goods , whether cleared for home consumption 

or for export ." ; 
( iv ) in Chapter V , after section E - X , the following section shall be inserted , namely : 

" E - XI Non alloy steel ingots and billetsihot re - rolled products 


96ZO . Procedure to be followed by the manufacturer of ingots and billets . 1 ) A manufacturer of non -alloy 
steel ingots and billets falling under sub -heading Nos. 7206 . 90 and 7207. 90 of the Schedule to the Central Excisc 
Tariff Act, 1985 ( 5 of 1986 ), shall debit an amount calculated at the rate of Rs . 750 per inetric tonne at the time of 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SFC. 3 (1) ] 


clearance of ingots and billets of non -alloy steel from his factory in the account-currentmaintained by him under 
sub - rule (1 ) of rule 173G of the Central Excise Rules, 1944 , subject to the condition that the total amount of duty 
liability shall be calculated and paid in the following manner : 
I. Total amount of duty liability for the period from the 1st day of August , 1997 to the 31st day ofMarch , 
1998 
(a ) a manufacturer shall pay a total amount calculated at the rate of Rs. 750 per metric tonne on capacity of 
production of his factory for the period from 1st day of August, 1997 to the 31st day of March , 1998 , as deter 
mined under the Induction Furnace Annual Capacity Determination Rules, 1997. This amount shall be paid by 
31st day of March , 1998 ; 
(b ) the amount of duty already paid , together with on -account amount paid by the manufacturer, if any , during the 
period from 1st day of August, 1997 to the 31st day of March , 1998, shall be adjusted towards the total amount of 
duty liability payable under clause (a ); 
( c ) if a manufacturer fails to pay the total amount of duty payable under clause ( a ) by the 3 Ist day of March , 1998 , 
he shall be liable to pay the outstanding amount alongwith interest at the rate of eighteen per cent. per annum on 
the outstanding amount, calculated for the period from the 1st day of April, 1998 till the date of actual payment of 
the whole of the outstanding amount. 
II. Total amount of duty liability for a financial year subsequent to 1997 -98 . 
(a ) a manufacturer shall pay a total amount calculated at the rate of Rs. 750 /- per metric tonne on the annual 
capacity of production of his factory as determined under the Induction Furnace Annual Capacity Duterinination 
Rules, 1997. This amount shall be paid by the 31st day of March of the financial year : 
(b ) the amount ofduty already paid , together with on -account amount paid by the manufacturer, if any , during the 
financial year shall be adjusted towards the total amount of duty liability ; 
(c ) if a manufacturer fails to pay the total amount of duty payable under clause ( a ) by 31st day of March , of the 
relevant financial year he shall be liable to pay the outstanding amount alongwith interest at the rate of eighteen 
per cent. per annum on the outstanding amount, calculated for the period from the 1st day of April, of the imme 

diately succeeding financial year till the date of actual payment of the whole of the outstanding amount. 
Where a manufacturer does not produce the ingots and billets of non - alloy steel during any continuous period ofnot 
less than seven days and wishes to claim abatement under sub -section ( 3 ) of section 3A of the Central Excise Act, 
1944 , the abatement will be allowed by an order passed by the Commissioner of Central Excise of such amount as 
may be specified in such order , subject to the fulfilment of the following conditions, namely : 

( a ) the manufacturer shall inform in writing about the closer to the Assistant Commissioner of Central Excise , 
with a copy to the Superintendent of Central Excise , either prior to the date of closure or on the date of closure ; 
(b ) the manufacturer shall intimate the reading of the electricity meter to the Assistant Commissioner of Central 
Excise, with a copy to the Superintendent of Central Excise , immediately after the production in his factory is 
stopped along with the closing balance of stock of the ingots and billets ofnon - alloy steel; 
(c ) themanufacturer, when he starts production again , shall inform in writing about the starting of production to 
the Assistant Commissioner of Central Excise , with a copy to the Supreintendent of Central Excise , either prior to 
the date of starting production or on the date of starting production ; 
( d ) the manufacturer shall on start of production against along with the closing balance of stock on restarting the 
factory , intimate the reading of the electricity meter to the Assistant Commissioner of Central Excise , with a copy 
to the Superintendent of Central Excise ; 
(e) the manufacturer shall while sending intimation under clause ( c ), declare that his factory remained closed for 
a continuous period starting from 

hours on ( date ) to 

- hours on 
( date ). 
Notwithstanding anything contained elsewhere in these rules , if a manufacturer having a total furnace capacity of 3 
metric tonnes installed in his factory so desires, he may , in the beginning of each month from Ist day of August, 
1997 to the 31st day of March , 1998 or any other financial year, as the case may bc, and latest by the tenth of each 
month , pay a sum of rupees five lakhs and the amount so paid shall be deemed to be full and final discharge of his 
duty liability for the period from the 1st day of August, 1997 to the 31st day of March , 1998 , or any other financial 
year , as the case may be , subject to the condition that the manufacturer shall not avail of the benefit , if any , under 
proviso to sub - section (3 ) or under sub -section (4 ) of the section 3A of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ) : 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 47 11 — U 


3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


21 


Provided that for the month of August, 1997 the Commissioner may allow a manufacturer to pay the sum of 
rupees five lakhs by the 31st day of August , 1997 : 
Provided further that if the capacity of the furnaces installed in a factory is more than or less than 3 metric tonnes , 
or there is any change in the total capacity , the manufacturers shall pay the amount, calculated pro rata : 
Provided also that where a manufacturer, fails to pay the whole of the amount payable for the month of August, 
1997 by the 31st day of August , 1997 or for any othermonth by the tenth of cach month , as the case may be, he 
shall liable to pay the outstanding amount along with interest thercon at the rate of eighteen per cent. per annum , 
calculated for the period from the Ist day of September, 1997 or the tenth of the month , as the case may be , till the 
date the actual payment of the whole of the outstanding amount. 
Explanation . — For removal of doubts it is hereby clarified that sub - rule ( 3 ) does not apply to an induction furnace 
unit which ordinarily produces castings or stainless steel products but also incidentally produce non -alloy steel 
ingots and billets . 
(4 ) In case a manufacturer wishes to avail of discharging his duty liability in termsof sub - rule ( 3), he shall inform 
the Commissioner of Central Excise, with a copy to the Assistant Commissioner of Central Excise, in the following 
proforma : 
" We (nameof the factory ) , located at - - 

(address ) hereby wish to avail of the scheme 
described in sub - rule (3) of rule 9620 , for full and final discharge of our duty liability for the manufacture of 
ingots and billets of non -alloy steel under section 3A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ). 


Dated 


Sd 


Name and Designation 

(With Stamp) " 


96ZP . Procedure to be followed by the manufacturer of hot re -rolled products. — 1 ) A manufacturer of 
non - alloy steel hot re -rolled products falling under sub -heading Nos. 7211.11, 7211.19, 7211.30 , 7211.59 , 7211.60 , 
7211. 92 , 7211. 99 , 7213. 90 , 7214 . 90 , 7215 . 90 , 7216 . 10 and 7216 .90 of the schedule to the Central Excise Tariff 
Act, 1985 (5 of 1986 ), shall debit an amount calculated at the rate of Rs. 400 / - per metric tonne at the time of 
clearance of hot re -rolled products of non - alloy steel from his factory in the account-currentmaintained by him 
under sub - rulc ( 1 ) of rule 173G of the Central Excise rules, 1944 , subject to the condition that the total amount of 
duty liability shall be calculated and paid in the following manner : 


1 . Total amount of duty liability for the period from the 1st day of August , 1997 to the 31st dya of march , 
1998 


(a ) a manufacturer shall pay a total amount calculated at the rate of Rs. 400 / - per metric tonnc on capacity of 
production of his factory for the period from Ist day of August , 1997 to the 31st day ofMarch , 1998 , as determined 
under sub - rule ( 3 ) of rule 3 of the Hot Re- rolling Mills Annual Capacity Determination Rules, 1997. This amount 
shall be paid by 31st day ofMarch , 1998 ; 
(b ) the amount of duty already paid , together with on - account amount paid by the manufacturer, if any , during 
the period from Ist day of August , 1997 to the 31st day ofMarch , 1998 , shall be adjusted towards the total amount 
of duty liability payable under clause ( a ); 
( c) if a manfacturer fails to pay the total amount of duty payable under clause (a ) by the 31st day of March , 
1998 ,he shall be liable to pay the outstanding amount alongwith interest at the rate of eighteen per cent. per annum 
on the outstanding amount, calculated for the period from the 1st day of April, 1998 till the date of actual payment 
of the whole of the outstanding amount. 
II . Total amount of duty liability for a financial year subsequent to 1997 - 98 


( a ) a manufacturer shall pay a total amount calculated at the rate of Rs. 400 /- per metric tonne on the annual 
capacity of production of his factory as determined under sub - rule ( 3 ) of rule 3 of the Hot Re- rolling Mills Annual 
Capacity Determination Rules, 1997. This amount shall be paid by the 31st day of March of the financial year; 
( b ) the amount of duty already paid , together with on -account amount paid by the manufacturer, if any , during 
the financial year shall be adjusted towards the total amount of duty liability ; 
( c ) if a manfacturer fails to pay the total amount of duty payable under clausc (a ) by 31st day of March of the 
relevant financial year, he shall be liable to pay the outstanding amount alongwith interest at the rate of eighteen 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEÇ, 3 (1)] 


per cent, per annum on the outstanding amount, calculated for the period from the 1st day of April of the immediately 
succeeding financial year till the date of actual payment of the whole of the outstanding amount. 
( 2 ) Where a manufacturer does not produce the hot re - rolled products of non -alloy steel during any continuous 
period ofnot less than seven days and wishes to claim abatement under sub - section (3 ) of section 3A of the Central 
Excise Act, 1944 , the abatement will be allowed by an order passed by the Commissioner of Central Excise of 
such amount as may be specified in such order, subject to fulfilment of the following conditions, namely : 
( a ) the manufacturer shall inform in writing about the closure to the Assistant Commissioner of Central Excise, 
with a copy to Superintendent of Central Excise, either prior to the date of closure or on the date of closure ; 
(b ) the manufacturer shall intimate the reading of the electricity meter to the Assistant Commissioner of Central 
Excise , with a copy to the Superintendent of Central Excise, immediately after the production in his factory is 
stopped along with the closing balance of stock of the hot re- rolled products of non - alloy steel; 
( c ) themanufacturer , when he stards production again , shall inform in writing about the starting of production to 
the Assistant Commissioner of Central Excise , with a copy to the Superintendent of Central Excise, either prior to 
the date of starting production or on the date of starting production ; 
( d ) themanufacturer shall on start of production again along with the closing balance of stock on restarting the 
factory , intimate the reading of the electricity meter to the Assistant Commissioner of Central Excise, with a copy 
to the Superintendent of Central Excise ; 
( c) themanufacturer shall while sending intimation under clause (c ), declare that his factory remained closed for 
a continuous period starting from - - hours on (date ) to - - - hours on (date ). 
( 3 ) Notwithstanding anything contained elsewhere in these rules, a manufacturer may , in the beginning of each 
month from 1st day of August, 1997 to the 31st day ofMarch , 1998 or any other financial year, as the case may be , 
and latest by the tenth of each month , pay a sum equivalent to one - twelfth of the amount calculated at the rate of 
Rs. 300 /- multiplied by the annual capacity in metric tonnes, as determined under sub -rule ( 3 ) of rule 3 of the Hot 
Re- rolling Mills Annual Capacity Determination Rules, 1997, and the amount so paid shall be deemed to be full 
and final discharge ofhis duty liability for the period from the 1st day of August, 1997 to the 31st day of March , 
1998 , or any other financial year, as the case may be, subject to the condition that themanufacturer shall not avail 
of the benefit , if any, under the proviso to sub -section ( 3 ) or under sub - section ( 4 ) of the section 3A of the Central 
Excise Act, 1944 (I of 1944 ) : 

Provided that in respect of the non - alloy steel hot re -rolled products , manufactured or produced by a re-rolling 
mill in which the nominal diametre on last stand is below 200 milimetres, the sum payable under this sub - rule 
shall be calculated as if for the letters and figures “ Rs. 300 / -" , the letters and figures “ Rs. 150 /" were 
substituted : 
Provided further that for the month of August , 1997, the manufacturer may pay the amount due for the said 
month by the 31st of August, 1997 : 
Provided also that if a manufacturermakes a change in the capacity of re -rolling installed in his factory, or there 
is any change in the total re -rolling capacity installed, he shall pay the amount, claculated pro rata : 
Provided also where a manufacturer fails to pay the whole of the amount payable for themonth of August , 1997 
by the 31st August , 1997 or for any other month by the tenth of each month , as the case may be ,he shall be liable 
to pay the outstanding amount along with interest thereon at the rate of eighteen per cent. per annum , calculated 
for the period from the 1st day of September , 1997 or the tenth of themonth , as the case may be, till the date of 
actual paymentof the whole of the outstanding amount : 
Provided also that where a manufacturer has paid the amount during any month on the basis of provisional 
determination of annual capacity and subsequently the annual capacity is determined on final basis , the 
manufacturer shall pay the whole of the different amount recoverable for the relevantmonths by the tenth of the 
month succeeding the inonth in which the annual capacity is determined on final basis . 
(4 ) In case a manufacturer wishes to avail of discharge his duty liability in terms of sub - rule ( 3 ), he shall inform 
the Commissioner of CentralExcise , with a copy to the Assistant Commissioner of Central Excise, in the following 
proforma : 


[ भाग || - खण्ड 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


* We 


- ( name of the factory ), located at 

( address ) hereby wish to 
avail of the scheme described in sub -rule (3 ) of rule 96ZP , for full and final discharge of our duty liability for the 
manufacture of hot re - rolled products of non -alloy steel under section 3A of the Central Excise Act , 1944 (1 of 
1944). 
Date 

Sd - ... 
Name and Designation 

( With Stamp ) " . 
[ F. No. B - 31/ 4/ 97 -TRU] 

T . R. Rustagi, Jt . Secy . 


Note: The Central Excise Rules , 1944 , were prior to Ist August, 1997, last amended vide notification No . 27/ 97 - Central Excise 

( N. T .), dated the 25th July, 1997 [ G. S. R . 415 ( E ), dated the 25th July , 1997 ]. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1997 

सं. 34 / 97 - के . उ. शु . ( गै . टै. ) 
सा. का . नि. 449 ( अ ). - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 ( 1944 का 1 ) के नियम 57क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), भारत सरकार की दिनांक 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना सं. 5/94 - के. उ . शु. ( गै. दै . ) में 
निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्, - 

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी में , क्रम सं. 1 के सामने :--- 
( क ) कॉलम (2 ) में मद ( iv ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् : 
" (v ) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में शीर्ष सं. 7206 .90 अथवा 7207. 90 के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने वाले अमिश्रित इस्पात 

के पिड और बिलैट , जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क के अंतर्गत उत्पाद शुल्क 

अदा किया गया है; के रूप में प्रयुक्त उक्त अधिनियम की अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सभी माल । 
( vi ) उक्त अधिनियम की अनुसूची के शीर्ष सं . 7211. 11 , 7211. 19 , 7211.30, 7211.52, 7211. 59 , 7211. 60, 7211.92 , 

7211. 99, 7213. 90, 7214. 90 , 7215. 90 , 7216. 10 और 7216. 90 के अंतर्गत वर्गीकरण अमिश्रित इस्पात के हॉट रोल्ड 
उत्पाद, जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क के अंतर्गत शुल्क अदा किया गया 


( ख ) स्तम्भ 3 में मद सं. ( iv ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् : 
" ( v ) उक्त अधिनियम की अनुसूची के शीर्ष सं. 17206. 90 और 7207 . 90 के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने वाले अमिश्रित इस्पात 

के पिंड और बिस्लैट , जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) को धारा 3क के अंतर्गत शुल्क अदा 

किया गया है । 
( vi ) उक्त अधिनियम की अनुसूची के शीर्ष सं. 7211 .11, 7211. 19 , 7211. 30 , 7211. 52, 7211. 59, 7211 . 60 , 7211.92, 

7211. 99 , 7213. 90, 7214 .90 , 7215. 90 , 7216 .10 और 7216. 90 के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने वाले अमिश्रित इस्पात 
के हॉट रि - रोल्ड उत्पाद जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क के अंतर्गत उत्पाद 
शुल्क अदा किया गया है ; 

[ फा . सं. बी -31/7/ 97 - टी . आर. यू. ] 

टी . आर . रुस्तगी , संयुक्त सचिव 
टिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना सं. 5/ 94 - के . उ . शु . ( गै, टै. ) [ सा. का . नि . सं. 277 ( अ ) तारीख 1 मार्च, 1994 ] के 

तहत भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी और इसे 1 अगस्त , 1997 के पहले, दिनांक 25 जुलाई , 1997 की अधिसूचना सं . 
26 /97 - के. उ. शु. ( गै. टे. ) [ सा. का . नि . सं.,414 ( अ ) तारीख 25 जुलाई, 1977 ] द्वारा आखिरी बार संशोधित किया गया था । 


24 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec. 3 (1)] 


NOTIFICATION 
New Delhi , the 1st August, 1997 

No. 34 /97 -CENTRAL EXCISE ( N . T.) 
G .S .R . 449 ( E ). — In exercise of the powers conferred by rule 57A of the Central Excise Rules, 1944 ( 1 of 1944 ), the 
Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 5 / 94 - Central Excise ( N . T .), dated the 1st March , 1944 namely : 

In the Table annexed to the said notification , against S .No. 1, 

(a ) in column ( 2 ) , after item ( iv ) and the entries relating thereto , the following items and entries shall be added , 
namely : 
“ ( v ) ingots and billets of non alloy steel classifiable under heading Nos. 7206 . 90 and 7207 .90 of the Schedule to the 

said Act, on which the duty of excise has been paid under section 3A of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ); 
( vi) hot re-rolled products of non -alloy stcel classifiable under hcading Nos . 7211. 11, 7211. 19 , 7211. 30 , 7211. 52 , 

7211. 59, 7211. 60 , 7211,92 , 7211. 99 , 7213. 90 , 7214 . 90 , 7215 . 90 , 7216 . 10 and 7216 . 90 of the Schedule to the 
said Act on which the duty of excise has been paid under section 3A of the Central Excise Act , 1944 ( 1 of 

1944 ). " ; 

( b ) in column (3), after item (iv ) and the entries relating thereto , the following items and entries shall be added , 
hamely : 
" ( v ) ingots and billets of non alloy steel classifiable under heading No . 7206 . 90 and 7207. 90 of the Schedule to the 

said Act, on which the duty of excise has been paid under section 3A of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ) ; 
(vi) hot re- rolled products of non alloy steel classifiable under heading Nos. 7211. 11, 7211. 19 , 7211.30 , 7211. 52 , 

7211.59, 7211.60 , 7211.92, 7211.99. 7213.90, 7214.90 , 7215 . 90 , 7216 .10 and 7216 . 90 of the Schedule to the 
said Act on which the duty of excise has been paid under section 3A of the Central Excise Act , 1944 ( 1 of 
1944 )." . 

[ F . No. B - 31/4 /97 - TRU ] 

T . R . RUSTAGI, Jt. Secy . 
Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India , Extraordinary vide notification No. 5 /94 -Central Excise 

( N . T . ) , dated the 1st March , 1994 (G . S.R . 277 ( C ), dated the 1st March , 1994 ), and prior to 1st August, 1997 , was last 
amended vide notification No. 26 /97 - Central Excise (N . T . ), dated the 25th July , 1997 [G . S . R . 414 ( E ), dated the 25th 
July , 1997 ). 


Printed by the Manager, Govt of India Press. Ring Road , Mayapuri. New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 - - 1997 


